सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 135 


13 माघ, 1938 ( श०) 
राँची, बुधवार , 

2 फरवरी , 2017 (ई० ) 


कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 

( कृषि प्रभाग ) 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
25 जनवरी, 2017 


संख्या-03/ कृषि विविध - 15 /2012- 314/ कृ०-- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत 
सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों से संबंधित आँकड़ों/ सूचनाओं का राज्य एवं जिला स्तर से 
संग्रहण किये जाने हेतु “ Horticulture Area Production Information System - HAPIS " 
पोर्टल की स्थापना की गयी है। 

उक्त पोर्टल पर सूचनाएँ समर्पित करने एवं उद्यानिकी फसलों के आँकड़े संग्रहित 
करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य बागवानी सांख्यिकी प्राधिकार ( State Horticulture Statistics 
Authority ) का गठन किया जाता है । निदेशक, उद्यान को उक्त प्राधिकार के मुख्य नोडल 
पदाधिकारी ( Chief Nodal Officer ) के रूप में प्राधिकृत किया जाता है । उद्यानिकी फसलों से 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 2 फरवरी , 2017 
संबंधित सभी आँकड़े/ सूचनाएँ मुख्य नोडल पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त HAPIS पोर्टल 
अथवा प्रतिवेदन के रूप में समर्पित किये जायेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 135 -- 50 


